सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या - 42 


राँची, बुधवार 


18 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


आदेश | 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी 512 - 518 भाग -4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग-5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस- सी ., बी.ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
2, एम.बी.बी.एस. ,बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड . , 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार, 18 दिसम्बर , 2019 


513 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
25 अक्टूबर , 2019 ई ० | 


संख्या-12/ पी०5-1003/ 2019- 5779 पुलिस निरीक्षक /परिचारी प्रवर कोटि से पुलिस उपाधीक्षक के 
पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्यक्ष , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में 
दिनांक-10.10.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार के 
अनुमोदन के आलोक में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक / परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों को राज्य पुलिस सेवा 
के मूल कोटि के पद (पुलिस उपाधीक्षक ) पर पुनरीक्षित वेतन Level- 09 ( अपुनरीक्षित वेतनमान् PB -II-9300.34800, 
ग्रेड वेतन रू ० 5400/-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है: 


क्र ० सं ० 


जन्म तिथि 


02.02.1961 


2 


08.03.1961 


3 


04.10.1959 


4 


16.04.1960 


5 


10.01.1961 


6 


26.01.1965 


7 


24.03.1964 


8 


23.01.1965 


9 


23.02.1960 


10 


पुलिस निरीक्षक/ परिचारी प्रवर का नाम 
श्री तारानन्द सिह 
श्री सच्चिदा प्रसाद सिंह 
श्री अनिल कुमार द्विवेदी 
श्री इन्द्रासन चौधरी 
श्री राम लाल राम 
श्री बीरेन्द्र 

कुमार 

पाण्डेय 
श्री राजनारायण सिंह 
श्री शिवशंकर तिवारी 
श्री अवधेश 

कुमार 

सिंह 
श्री इन्दुशेखर झा 
श्री रामयश प्रसाद 
श्री संजय 
श्री अरविन्द 

कु ० सिंह 
श्री ब्रज किशोर भारती 
श्री अशोक कुमार-2 
श्री सियाशरण प्रसाद 
श्री सुमन आनन 
श्री अरविन्द कुमार 
श्री अशोक कुमार-3 
श्री राम अवध सिंह 


वर्तमान पदस्थापन 
सरायकेला - खरसावाँ 
विशेष शाखा 

राँची 
बोकारो 

राँची 
अपराध अनुसंधान विभाग 
सरायकेला- खरसावाँ 

गोड्डा 
भ्र ०नि ० ब्यूरो, राँची 
अपराध अनुसंधान विभाग 

जमशेदपुर 
झारखण्ड पुलिस अकादमी 

विशेष शाखा 
विशेष शाखा 

जामताड़ा 
सरायकेला- खरसावाँ 

विशेष शाखा 
अपराध अनुसंधान विभाग 

जमशेदपुर 
चाईबासा 


02.08.1960 


11 


19.01.1960 


12 


कुमार राणा 


11.10.1963 


13 


31.12.1964 


14 


08.01.1960 


15 


10.02.1964 


16 


30.06.1964 


17 


19.10.1963 


18 


16.12.1960 


19 


08.01.1963 


20 


07.01.1963 


514 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 18 दिसम्बर , 2019 


21 श्री रबिस 

कु ० सिंह 

विशेष शाखा 

26.11.1962 
22 श्री बिनोद कुमार-1 

विशेष शाखा 

04.10.1963 
23 श्री मदन मोहन सिंह 

भ्र ० नि ० ब्यूरो , राँची 05.01.1961 
24 श्री नरेन्द्र कुमार उपाध्याय 

अपराध अनुसंधान विभाग 01.04.1961 
25 श्री गोपीनाथ तिवारी 

चाईबासा 

09.01.1961 
26 श्री यज्ञ नारायण तिवारी 

सरायकेला- खरसावाँ 

31.01.1963 
27 श्री अमरेन्द्र नारायण कुमार 

विशेष शाखा 

05.01.1963 
28 श्री कमलेश्वर पाण्डेय 

गोड्डा 

21.01.1962 
29 श्री विनय कुमार सिन्हा 

दुमका 

20.01.1961 
30 श्री भरत प्रसाद 

रेल जमशेदपुर 

15.01.1961 
31 श्री तालकेश्वर राम 

अपराध अनुसंधान विभाग 07.08.1963 
32 श्री अवधेश कुमार 

विशेष शाखा 

15.10.1960 
33 श्री टेशलाल राम 

रेल धनबाद 

15.01.1962 
34 श्री बेनेडिक्ट मराण्डी 

अपराध अनुसंधान विभाग 10.11.1965 
35 श्री गंदरू उराव 

जामताड़ा 

20.01.1967 
36 श्री बिन्देश्वर प्रसाद महतो 

हजारीबाग 

18.05.1963 
37 श्री अनिमेष कुमार गुप्ता 

जमशेदपुर 

13.03.1970 
38 श्री उमेश कुमार सिंह 

पाकुड़ 

12.07.1962 
39 श्री उमाशंकर सिंह 

झारखण्ड पुलिस अकादमी 17.01.1962 
40 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 

सिमडेगा 

24.01.1964 
41 श्री जोना योगेन्द्र मुर्मू 

विशेष शाखा 

07.12.1963 
42 श्री कुलदीप टोपनो 

विशेष शाखा 

25.06.1965 
43 श्री महावीर शिलानन्द किन्डो 

राँची 

05.03.1968 
44 श्री जुलेन शिशिर मुर्मू 

बोकारो 

20.12.1960 
45 श्री आलोक कुमार टुटी 

जामताड़ा 

29.03.1970 
46 श्री प्लयेर किस्कु 

रेल जमशेदपुर 

29.03.1965 
2. उक्त प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति का आर्थिक लाभ पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान की 
तिथि से देय होगा । 


3. यह अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्ल्यू ० पी ०(एस ०) सख्या 
3792/2016 के आदेश से प्रभावित होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार सिन्हा, 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 18 दिसम्बर, 2019 


515 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
25 अक्टूबर, 2019 ई ० । 


संख्या-12/ एम02-140/ 2012 ( खण्ड)- 5782 श्री पुरुषोत्तम कुमार , उप- समादेष्टा, अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान), लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान ), सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ एम02-140/ 2012 ( खण्ड)- 5783 श्री प्रणव आनंद झा , उप - समादेष्टा, अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान), जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान), चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


. 


संख्या -12/ एम02-140/ 2012 ( खण्ड)- 5784 श्री विवेकानन्द सिंह, उप- समादेष्टा , अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान), सरायकेला- खरसावाँ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान ), लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ एम02-140 / 2012 ( खण्ड)- 5785 श्री गुलशन तिर्की, उप- समादेष्टा, अपर पुलिस 
अधीक्षक ( अभियान), रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान), जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


516 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 18 दिसम्बर, 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
30 अक्टूबर , 2019 ई ० | 


संख्या-12/ पी०-8003/ 2019- 5866 श्री राजकुमार मेहता, पुलिस उपाधीक्षक , झारखण्ड पुलिस अकादमी , 
हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, घाटशिला , पूर्वी सिंहभूम, 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या-12/ पी०-8003/ 2019- 5867 श्री रनवीर सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , घाटशिला, पूर्वी 
सिंहभूम , जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बालूमाथ, लातेहार 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या -12 /पी०-8003/ 2019- 5868 श्री ओम प्रकाश, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , बालूमाथ, लातेहार 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , झा ०स ०पु०-07 , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


, 


संख्या-12/ पी०-8003/ 2019- 5869 श्री अजय कुमार-1, पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय), सिमडेगा को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


संख्या -12/ पी०-8003/ 2019- 5870 श्री सहदेव साव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विष्णुगढ़, हजारीबाग 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सिमडेगा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या -12/ पी०-8003/ 2019- 5871 श्री अशोक रविदास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , बुण्डू, राँची को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विष्णुगढ़, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 18 दिसम्बर, 2019 


517 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
5 दिसम्बर , 2019 


संख्या-1/विविध -886 /05 का०- 9754-- श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा.प्र.से. ( झाः 1998), सचिव, अनुसूचित 
जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 30.12.2019 से 03.01.2020 तक 
कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 28.12.2019 , 29.12.2019, 04.01.2020 एवं 
05.01.2020 के शनिवारीय/ रविवारीय अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की 
अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
9 दिसम्बर , 2019 


संख्या-1/ विविध -812/ 2010 खण्ड का०- 9856-- श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी., भा.प्र.से. ( झाः 2003), सचिव , 
खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 23.12.2019 से 03.01.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति तथा दिनांक 22.12.2019 एवं 04.01.2020 के राजपत्रित /सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करने तथा 
दिनांक 21.12.2019 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार 

सिन्हा, 


सरकार के अवर सचिव । 


518 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 18 दिसम्बर , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SHANKER KUMAR पिता LATE TRIPIT SINGH शपथ पत्र सं ० 269 , दिनांक 
8 जून , 2019 के अनुसार SHANKER KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा | 
SHANKER KUMAR एवं SHANKER KUMAR SINGH दोनों एक 

पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - 


Qr. No. G - 2 ,GEMON COLONY , 
LAKRAKHANDA , BOKARO STEEL CITY , 

DIST . - BOKARO , 
JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ASHRAF पिता LATE MD. SAMID शपथ पत्र सं ० 2944, दिनांक 21 अक्टूबर , 2019 के 
अनुसार MD. ASHRAF के नाम से जाना जाऊँगा । 

ASHRAF एवं MD. ASHRAF दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - 


TRIBINDA CHOWK , ITKI, 
P.O. & P.S.- ITKI, 
DIST.- RANCHI, 
JHARKHAND 
PIN- 835301 . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SITA RAM MANGHI पिता GANJHU MANJHI शपथ पत्र सं ० 479 , दिनांक 
20 अप्रैल , 2019 के अनुसार SITA RAM MANJHI के नाम से जाना जाऊँगा । 

SITA RAM MANGHI VA SITA RAM MANJHI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - 


BHATUA, 
P.O.- BAIDHMARA, 
P.S.- HARLA, 
DIST .- BOKARO , 
JHARKHAND 
PIN- 827009. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , 

राँची द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण) 42 

50 | 


